HD 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 


असाधारण अंक 


झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


14 ज्येष्ठ , 1943 ( श ० ) 


संख्या- 298 राँची , शुक्रवार , , 


4 जून , 2021 ( ई ० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 

9 अप्रैल , 2021 
संख्या -1 / पी0-108 / 2014 का०-2248 / अनुमण्डल पदाधिकारी , बुण्डू , राँची के पद पर पदस्थापित 
श्री उत्कर्ष गुप्ता , भा ० प्र ० से ० ( झा : 2017 ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल 
पदाधिकारी , राँची सदर के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें राँची सदर 
अनुमण्डल के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट -2 , 1974 ) की धारा -20 के तहत कार्यपालक 
दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है । 

संख्या -1 / पी0-108 / 2014 का०- 2249 | अनुमण्डल पदाधिकारी , राँची सदर के पद पर 
पदस्थापित श्रीमती समीरा एस . , भा.प्र.से. ( 2018 ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक 
अनुमण्डल पदाधिकारी , बुण्डू , राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें बुण्डू 
अनुमण्डल के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट -2 , 1974 ) की धारा -20 के तहत कार्यपालक 
दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरूण कुमार सिन्हा , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 298 -- 50 


